सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 कार्तिक 1936 ( श० ) 
राँची ,बुधवार 

12 नवम्बर, 2014 (ई०) 


संख्या 594 


भारत निर्वाचन आयोग 


निदेश 
7 नवम्बर , 2014/16 कार्तिक , 1936 ( शक ) 


संख्या 576 /3/ ईवीएम/ 2014 /एस.डी. आर.- खण्ड-|- यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की 
धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकॉर्ड किए 
जांएगें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; और 
2 . यत: आयोग ने झारखंड की सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया 
है तथा इस बात से संतुष्ट है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराए जाने के लिए पर्याप्त 
संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है। मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की 
कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है तथा मतदाता भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन के साथ 


पूरी तरह परिचित हैं । 


__ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 12 नवम्बर , 2014 


3. 


अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा झारखंड के वर्तमान राज्य विधान सभा साधारण 


निर्वाचन में झारखंड के प्रत्येक 81 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में 


विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 28-10- 2014, 07-11- 2014, 14-11- 2014, 19-11- 2014 तथा 26-11 


2014 को अधिसूचित किए गए/ अधिसूचित होने वाले झारखंड के वर्तमान राज्य विधान सभा साधारण 
निर्वाचन में , निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान 
मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएगें जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय 


समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं । 


आदेश से , 
के .एफ . विल्फ्रेड, 
प्रधान सचिव । 


उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


DIRECTION 
7th November , 2014 


No . 576 / 3 /EVM / 2014 /SDR - Vol. I: - Whereas, Section 61A of the Representation of the People 


Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may 


be prescribed ,may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having 


regard to the circumstances of each case specify; and 


SIRGUS JIGIC (31HTERUT) dar , 12 odho12 , 2014 


Whereas, the Commission has considered the circumstances in all the Assembly 


Constituencies of Jharkhand , and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are 


available for taking the poll in all the Assembly Constituencies of Jharkhand . The polling personnel are 


well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully 


conversant with the operation of the Electronic Voting Machines; 


Now , therefore, the Election Commission of India hereby specifies each of the 81 


Assembly Constituencies of Jharkhand at the current General Election to the Jharkhand State Legislative 


Assembly, as the constituencies in which the votes at the current General Elections to the State 


Cur 


Legislative Assembly of Jharkhand , notified / to be notified on 28 - 10 - 2014 , 07 - 11 - 2014 , 14 - 11 - 2014 , 19 


11 - 2014 & 26 - 11 - 2014 , shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the 


manner prescribed under the Conduct of Elections Rules , 1961, and the supplementary instructions 


issued by the Commission from time to time on the subject. 


By order, 
K . F . Wilfred , 
Principal Secretary 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

SIRGUS JJGIC (31HTER UT) 594 – 50 | 


